पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 49 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022--अग्रहायण 18, शक 1944 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिया शर्मा आत्मजा श्री दिनेश कुमार शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3/3, सड़क 
Waa, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कामिनी शर्मा था. मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हैं. उनके सर्विस रिकार्ड, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व अन्य समस्त शासकीय/ 
अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सिया शर्मा रख ली हूँ तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे सिया TAT (Sia Sharma) आत्मजा श्री दिनेश कुमार शर्मा (Shri Dinesh Kumar Sharma) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कामिनी शर्मा सिया शर्मा 
(Kamini Sharma) (Sia Sharma) 

पिता-श्री दिनेश कुमार शर्मा पिता-श्री दिनेश कुमार शर्मा 
(D/o- Shri Dinesh Kumar Sharma) (D/o- Shri Dinesh Kumar Sharma) 
निवासी-क्वा. 4.-3/3, सड़क एवेन्यू-बी, निवासी-क्वा. नं.-3/3, सड़क एवेन्यू-बी, 

सेक्टर-1, भिलाई, सेक्टर-1, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


555 


556 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आकांक्षा डेविड ध. प. स्व. के. रूबेन, उम्र 42 वर्ष, निवासी-सड़क 28, Fa. 
नं. 14 ए, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. 7.) की हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शिफा एंजल डेविड है जो कि उसके 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र में शिफा एंजिल उर्फ के. गीतिका दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को शिफा एंजल डेविड आत्मजा स्व. के. रूबेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शिफा एंजिल उर्फ के. गीतिका शिफा एंजल डेविड 
पिता-स्व. के. रूबेन पिता-स्व. के. रूबेन 
निवासी-सड़क-28, FAM. नं.-14 ए, निवासी-सड़क-28, Fa. नं.-14 ए, 
सेक्टर-4 भिलाई नगर, सेक्टर-4 भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पी हेम सुन्दर राव आत्मज श्री पी वल्‍लभ राव, उम्र 36 वर्ष, निवासी-खुर्सीपार, सेक्टर 11 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम पी हेम सुन्दर राव (P Hem Sunder Rao) आत्मज पी AeA राव 
(P Vallabha Rao ) है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व पैन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पैनकार्ड में मेरे पिता का नाम Pulakala 
Vallabha 1२४० दर्ज है मैं भारतीय सेना में कार्यरत था मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ? Hem Sundar Rao दर्ज है जिसकी वर्तनी (Spelling) 
त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे पी हेम सुन्दर राव (P Hem Sunder Rao) आत्मज श्री पी वल्‍लभ राव (Shri P Vallabha Rao) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पी हेम सुन्दर राव पी हेम सुन्दर राव 
(P Hem Sundar Rao) (P Hem Sunder Rao) 
fadt-Shri Pulakala Vallabha Rao पिता-श्री पी वललभ राव 
निवासी-खुर्सीपार, सेक्टर-11, भिलाई, (S/o-Shri 7? Vallabha Rao) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. 71.) निवासी-खुर्सीपार, सेक्टर-11 भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 557 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रोजा रमनी राउत ध. प. श्री उमाशंकर राउत, निवासी टाईप-1/05 बीएसएनएल 
कॉलोनी, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा व मेरी पुत्री का वास्तविक नाम श्रीमती रोजा रमनी राउत पुत्री सुहानी 
Usd है किन्तु मेरी पुत्री की अंकसूची में सुहानी, माता रोजा बेन दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे व मेरी पुत्री के वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को सुहानी Usd (Suhani Raut) आत्मजा श्री उमाशंकर राउत (Shri Umashankar Raut) के नाम से 


जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


सुहानी 
(Suhani) 
पिता-श्री उमाशंकर Usd 
(D/o-Shri Umashankar Raut ) 
माता-श्रीमती रोजा बेन 
(M/o-Smt. Roja Ben ) 
निवासी-टाईप-1/05, बीएसएनएल कॉलोनी, 
सेक्टर-5, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


नया नाम 


सुहानी राउत 
(Suhani Raut) 
पिता-श्री उमाशंकर Usd 
(D/o-Shri Umashankar Raut ) 
माता-श्रीमती रोजा रमनी राउत 
(M/o-Smt. Roja Ramani Raut) 
निवासी-टाईप-1/05, बीएसएनएल कॉलोनी, 
सेक्टर-5, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रज्ञा दशरथ सुले आत्मजा श्री दशरथ नामदेव सुले, निवासी-एन- 402, ऋषभ सिटी प्राईम, 
पोटियाकला, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रज्ञा दशरथ सुले आ. श्री दशरथ नामदेव सुले है, किन्तु मेरे 
अंकसूची में लघु नाम प्रज्ञा डी सुले आ. डी. एन. सुले दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरा व मेरे पिता के वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रज्ञा दशरथ सुले आत्मजा श्री दशरथ नामदेव सुले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


प्रज्ञा डी सुले 
पिता-श्री डी. एन. सुले 
निवासी-एन- 402, ऋषभ सिटी प्राईम, 
पोटियाकला, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


प्रज्ञा दशरथ सुले 
पिता-श्री दशरथ नामदेव सुले 
निवासी-एन- 402, ऋषभ सिटी प्राईम, 
पोटियाकला, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


558 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता यादव ध. प. स्व. नरेश कुमार यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी वार्ड 35, रामदेव 
मंदिर, गंजपारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मोनू यादव है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में 
दर्ज है किन्तु उसके अंकसूची, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में फागू यादव दर्ज है मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम मोनू यादव 
रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को मोनू यादव आत्मज स्व. नरेश कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
'फागू यादव मोनू यादव 
पिता-स्व. नरेश कुमार यादव पिता-स्व. नरेश कुमार यादव 
निवासी-वार्ड-35, रामदेव मंदिर, निवासी-वार्ड-35, रामदेव मंदिर, 
गंजपारा, दुर्ग, गंजपारा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुमीता टावरी ध. प. श्री कमल किशोर टावरी, उम्र 49 वर्ष, निवासी 5-सी., 
पॉचवा तल, अवनी gata, खण्डेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम कलंत्री सुमीता जी एम आ. 
घनश्याम कलंत्री था तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह 18-02-2001 को श्री कमल किशोर टावरी के साथ सम्पन्न हुआ, 
विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सुमीता टावरी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती सुमीता टावरी ध. प. श्री कमल किशोर टावरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कलंत्री सुमीता जी एम श्रीमती सुमीता टावरी 
पिता-श्री घनश्याम कलंत्री पति-श्री कमल किशोर टावरी 
निवासी-5-सी., पॉचवा तल, अवनी इंक्‍्लेव, निवासी-5-सी., पॉचवा तल, Stott Sacra, 
खण्डेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, खण्डेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 559 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती द्रोपती at a. प. श्री छबिलाल दर्रो, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-ग्राम 
चांवड़ी, तहसील चारामा, जिला कांकेर (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम द्रोपती दर्रो है जो कि मेरे आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड व 
मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र भुपेन्द्र जो कि उपमहानिरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय औद्योगिक बल (गृह मंत्रालय), औद्योगिक सुरक्षा 
बल डी. एम. आर. सी. शास्त्रीय पार्क दिल्‍ली में कार्यरत थे उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुशीला दर्रो दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती द्रोपती at a. प. श्री छबिलाल दर्रों के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुशीला दर्रो श्रीमती द्रोपती दर्रो 
पति-श्री छबिलाल at पति-श्री छबिलाल दर्रो 
निवासी-ग्राम-चांवड़ी, निवासी-ग्राम-चांवड़ी, 
तहसील-चारामा, तहसील-चारामा, 


जिला-कांकेर (छ. ग.) जिला-कांकेर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार निर्मलकर आत्मज श्री पुरन लाल निर्मलकर, उम्र 37 वर्ष, जाति धोबी, 
स्थाई निवासी aig मंदिर के पास, शहीद भगत सिंह चौक, टिकरापारा (गभरापारा) रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) वर्तमान निवासी- 
27/आई, रामपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र का नाम श्रीयांश सोनसार्वा है जो कि उसके जन्म प्रमाण 
पत्र में दर्ज है, मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अथर्व सोनसार्वा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को अथर्व सोनसार्वा (Atharv Sonsarwa) आत्मज संतोष कुमार निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 


श्रीयांश सोनसार्वा aad सोनसार्वा 


(Shreeyansh Sonsarwa) 
पिता-श्री संतोष कुमार निर्मलकर 
स्थाई निवासी-सांई मंदिर के पास, 
शहीद भगत सिंह चौक, 
टिकरापारा (गभरापारा) रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
वर्तमान निवास-27/आई, रामपुर 
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


(Atharv Sonsarwa) 
पिता-श्री संतोष कुमार निर्मलकर 
स्थाई निवासी-सांई मंदिर के पास, 
शहीद भगत सिंह चौक, 
टिकरापारा (गभरापारा) रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
वर्तमान निवास-27/आई, रामपुर 
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, 
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


560 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महावीर बघेल आत्मज स्व. राजेश बघेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी-मकान नं. 248, वार्ड नं. 
38, प्रभात नगर, बसंतपुर, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) वर्तमान निवासी-गंजपारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 
का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम राजेश बघेल है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड तथा उनके बैंक 
रिकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे दाखिल पंजी व मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उनका घरेलू नाम विनोद बघेल दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे महावीर बघेल (Mahaveer Baghel) आत्मज स्व. राजेश बघेल (Late Rajesh Baghel) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
महावीर बघेल महावीर बघेल 
(Mahaveer Baghel) (Mahaveer Baghel) 
पिता-श्री विनोद बघेल पिता-स्व. राजेश बघेल 
निवासी-मकान नं.-248, वार्ड नं.-38, (S/o- Late Rajesh Baghel) 
प्रभात नगर, बसंतपुर, राजनांदगांव, निवासी-मकान नं.-248, वार्ड नं.-38, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) प्रभात नगर, बसंतपुर, राजनांदगांव, 
वर्तमान निवासी-गंजपारा, दुर्ग, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी-गंजपारा, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद सिंह ठाकुर आत्मज श्री टीकम सिंह ठाकुर, उम्र 62 वर्ष, जाति क्षत्रिय, निवासी- 
सेक्टर 02, गली A. 02, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं गृह विभाग छ. ग. शासन, कार्यालय कांकेर 
में कार्यरत हूँ. मे वास्तविक नाम विनोद सिंह ठाकुर है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे सेवा पुस्तिका में विनोद कुमार ठाकुर दर्ज 
है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे विनोद सिंह ठाकुर आत्मज श्री टीकम सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विनोद कुमार ठाकुर विनोद सिंह ठाकुर 
पिता-श्री टीकम सिंह ठाकुर पिता-श्री टीकम सिंह ठाकुर 
निवासी-सेक्टर-02, गली नं.-02, निवासी-सेक्टर-02, गली नं.-02, 
प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 561 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. अमान खॉन आत्मज श्री परस राम साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 18, बालोद, 
जिला बालोद (छ. ग.) वर्तमान निवासी-म. नं. 391, बैकुण्ठ नगर, वार्ड नं. 21, केम्प 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह 
कि पूर्व में मेरा नाम महेश कुमार साहू था. जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व पैनकार्ड में दर्ज है मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में महेश 


कुमार आ. परस राम दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मो. अमान खॉन रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मो. अमान खान (Mohd. Amaan Khan) आत्मज श्री परस राम साहू (S/o- Shri Paras Ram Sahu) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


महेश कुमार साहू 
(Mahesh Kumar Sahu), 
महेश कुमार 
(Mahesh Kumar) 
पिता-श्री परस राम 
(S/o- Shri Paras Ram) 
निवासी-वार्ड नं.-18, बालोद, 
जिला-बालोद (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-म. नं.-391, बैकुण्ठ नगर, 
वार्ड नं.-21, केम्प-2, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


मो. अमान खॉन 
(Mohd. Amaan Khan) 
पिता-श्री परस राम साहू 
(S/o- Shri Paras Ram Sahu) 
निवासी-वार्ड नं.-18, बालोद, 
जिला-बालोद (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-म. नं.-391, बैकुण्ठ नगर, 
वार्ड नं.-21, केम्प-2, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेमचंद साहू आत्मज स्व. बीधे साहू, उम्र 56 वर्ष, निवासी aay. नं. 11 एच., सड़क- 
5, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम नेमचंद साहू है जो 
कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक में दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में नेमचंद दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर 
मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे नेमचंद साहू (Nemchand Sahu) आत्मज स्व. बीधे साहू (Late Bidhe Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नेमचंद 
(Nemchand) 
पिता-स्व. बीधे साहू 
(S/o-Late Bidhe Sahu) 
निवासी-क्वा. 4.-11 एच., 
सड़क-5, सेक्टर-4, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


नेमचंद साहू 
(Nemchand Sahu) 
पिता-स्व. बीधे साहू 
(S/o-Late Bidhe Sahu) 
निवासी-क्वा. नं.-11 एच., 
सड़क-5, सेक्टर-4, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


562 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश कुमार ford आत्मज स्व. रामजी रिगरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम कोटनी-पोस्ट 
नगपुरा तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सुरेश कुमार ford आ. रामजी रिगरी है जो कि मेरे आधार कार्ड, 
पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में सुरेश राम आ. रामजी व सर्विस रिकार्ड में सुरेश कुमार ढीमर दर्ज है 
जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सुरेश कुमार रिगरी आत्मज स्व. रामजी रिगरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


सुरेश राम, 
सुरेश कुमार ढीमर 
पिता-श्री रामजी 
निवासी-ग्राम-कोटनी 
पोस्ट-नगपुरा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


सुरेश कुमार रिगरी 
पिता-स्व. रामजी रिगरी 
निवासी-ग्राम-कोटनी 
पोस्ट-नगपुरा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुखु राम गौर आत्मज श्री रामाधीन गौर, उम्र 54 वर्ष, निवासी-35/बी. एफ. पाकेट, 
मड़ोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई मैं कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम दुखु राम 
गौर आ. रामाधीन गौर है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में दुखु राम आ. रामाधीन दर्ज है 
जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे दुखु राम गौर आत्मज श्री रामाधीन गौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


दुखु राम 
पिता- श्री रामाधीन 


निवासी-35/बी, एफ. पाकेट, 
मड़ोदा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


दुखु राम गौर 
पिता-श्री रामाधीन गौर 


निवासी-35/बी. एफ. पाकेट, 


मड़ोदा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अविरल सिंह आत्मज श्री राधेश्याम सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी-282, 283, कोहका, 
हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 08, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम अविरल कुमार सिंह था जो कि मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरे पिता का वास्तविक नाम राधेश्याम सिंह है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में राधेश्याम दर्ज है मैंने अपना 
नाम परिवर्तित कर नया नाम अविरल सिंह आ. श्री राधेश्याम सिंह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 


प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अविरल सिंह आत्मज श्री राधेश्याम सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अविरल कुमार सिंह अविरल सिंह 
पिता-श्री राधेश्याम पिता-श्री राधेश्याम सिंह 

निवासी-282, 283, कोहका, निवासी-282, 283, कोहका, 

हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं.-08, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं.-08, 

सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेम सिंह आत्मज श्री आनंद राम, निवासी gar. नं. 13, ब्लाक 01, सड़क 6, सेक्टर 4, 
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा व मेरे पुत्र तथा पत्नि का वास्तविक नाम खेम सिंह पत्नि अनिता कुमारी व पुत्र का नाम 
रूद्र कुमार है किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में रूद्र कुमार बारले आ. खेम सिंह बारले तथा माता का नाम अनिता बारले दर्ज है जिसे 


परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को रूद्र कुमार आत्मज खेम सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रूद्र कुमार बारले रूद्र कुमार 
पिता-श्री खेम सिंह बारले पिता-श्री खेम सिंह 
माता-श्रीमती अनिता बारले माता-श्रीमती अनिता कुमारी 
निवासी-क्वा. नं.-13, ब्लाक-01, निवासी-क्वा. नं.-13, ब्लाक-01, 
सड़क-6, सेक्टर-4, भिलाई, सड़क-6, सेक्टर-4, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


564 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती Prat गढ़ेवाल ध. प. श्री उमाशंकर गढ़ेवाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी-हाउस नंबर 
4/ए, स्ट्रीट 20, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी निककी ठाकुर आत्मजा श्री कार्तिक राम 
ठाकुर था. मेरा विवाह दिनांक 23-01-2019 को श्री उमाशंकर गढ़ेवाल के साथ संपन्‍न हुआ, विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया 
नाम श्रीमती frat गढ़ेवाल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती oat गढ़ेवाल ध. प. श्री उमाशंकर गढ़ेवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कुमारी निक्‍की ठाकुर श्रीमती निक्‍की गढ़ेवाल 
पिता-श्री कार्तिक राम ठाकुर पति-श्री उमाशंकर गढ़ेवाल 
निवासी-हाउस नंबर-4/ए, स्ट्रीट-20, निवासी-हाउस नंबर-4/ए, स्ट्रीट-20, 
सेक्टर-2, भिलाई, सेक्टर-2, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोहित कुमार केलवाणी आत्मज श्री मोहन लाल, निवासी-प्लाट नं. 35, बाबा दीप सिंह 
नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहन लाल है जो कि मेरे पैनकार्ड में दर्ज है. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रोहित कुमार किनरा आ. मोहन लाल किनरा दर्ज है मैंने अपने नाम के साथ उपनाम किनरा 
को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “केलवाणी” जोड़कर नया नाम/उपनाम रोहित कुमार केलवाणी आ. श्री मोहन लाल रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे रोहित कुमार केलवाणी (Rohit Kumar Kelwlani) आत्मज श्री मोहन लाल (Shri Mohan Lal) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रोहित कुमार किनरा रोहित कुमार केलवाणी 
(Rohit Kumar Kinra) (Rohit Kumar Kelwani) 
पिता-श्री मोहन लाल किनरा पिता-श्री मोहन लाल 
(S/o-Shri Mohan Lal Kinra) (S/o-Shri Mohan Lal) 
निवासी-प्लाट नं.-35, निवासी-प्लाट नं.-35, 
बाबा दीप सिंह नगर, भिलाई, बाबा दीप सिंह नगर, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 565 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओमप्रकाश बजाज आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन 
आर्चिड कॉलोनी, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम 
ओमप्रकाश बजाज आ. मनोहर लाल बजाज है जो कि मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र में ओमप्रकाश आ. मनोहर 
लाल दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे ओमप्रकाश बजाज (Omprakash Bajaj) आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज (Shri Manohar Lal Bajaj) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ओमप्रकाश ओमप्रकाश बजाज 
(Omprakash) (Omprakash Bajaj) 
पिता-श्री मनोहर लाल पिता-श्री मनोहर लाल बजाज 
(S/o- Shri Manohar Lal) (S/o- Shri Manohar Lal Bajaj) 
निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Ashish Khandekar 24st Shri Kamal kumar Khandekar, उम्र 45 वर्ष, निवासी 
FAR नम्बर 6-बी, सड़क 36, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
हूँ. मेरा वास्तविक नाम Ashish Khandekar है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, फार्म 16, पासपोर्ट, बैंक रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व 
ड्रायविंग लाइसेंस में दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड के गेटपास, मेडिकल बुक, प्ले स्‍लीप में मेरा नाम Ashish Kumar Khandekar दर्ज है जो 
कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Ashish Khandekar आत्मज Shri Kamal kumar Khandekar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
Ashish Kumar Khandekar आशीष खाण्डेकर 
faat-Shri Kamal kumar Khandekar Ashish Khandekar 
निवासी-क्वाटर नम्बर-6-बी, faat-Shri Kamal kumar Khandekar 
सड़क-36, सेक्टर-10, भिलाई नगर, निवासी-क्वाटर नम्बर-6-बी, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) सड़क-36, सेक्टर-10, भिलाई नगर, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


566 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रीटा बजाज ध. प. श्री ओमप्रकाश बजाज, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन 
आर्चिड कॉलोनी, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम रीटा बजाज है जो कि मेरे 
पैनकार्ड में दर्ज है तथा मेरे पति का वास्तविक नाम ओमप्रकाश बजाज है, किन्तु मेरे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र A ther a. प. ओमप्रकाश 
दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती रीटा बजाज (Smt. Reeta Bajaj) ध. प. श्री ओमप्रकाश बजाज (Shri Omprakash Bajaj) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रीटा श्रीमती ter बजाज 
(Reeta) (Smt. Reeta Bajaj) 
पति-श्री ओमप्रकाश पति-श्री ओमप्रकाश बजाज 


(W/o- Shri Omprakash Bajaj) 
निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


(W/o- Shri Omprakash) 
निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पायल क्षत्रीय ध. प. श्री राजू क्षत्रीय, निवासी-610, नयापारा, वार्ड नं. 01, दुर्ग, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम दुर्गा क्षत्रीय आ. राजू क्षत्रीय है जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है, 
किन्तु उसके शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दुर्गा सोनवानी आ. राजू सोनवानी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को दुर्गा क्षत्रीय ()पन्‍8 Kshatriya) आत्मजा श्री राजू क्षत्रीय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
दुर्गा सोनवानी दुर्गा क्षत्रीय 
(Durga Sonwani) (Dugra Kshatriya) 
पिता-श्री राजू सोनवानी पिता-श्री राजू क्षत्रीय 
निवासी-610, नयापारा, निवासी-610, नयापारा, 
वार्ड नं.-01, दुर्ग, वार्ड नं.-01, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 567 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूप कुमार बजाज आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन 


आर्चिड कॉलोनी, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम रूप कुमार 
बजाज आ. मनोहर लाल बजाज है जो कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस व अन्य में दर्ज है, किन्तु मेरे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र में रूप कुमार आ. 
मनोहर लाल दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे रूप कुमार बजाज (Roop Kumar Bajaj) आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज (Shri Manohar Lal Bajaj) के 


नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रूप कुमार रूप कुमार बजाज 
(Roop Kumar) (Roop Kumar Bajaj) 
पिता-श्री मनोहर लाल पिता-श्री मनोहर लाल बजाज 
(S/o- Shri Manohar Lal) (S/o- Shri Manohar Lal Bajaj) 
निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमीत कुमार बजाज आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज, निवासी-म. नं. आई-15, 
ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा मेरा वास्तविक नाम अमीत कुमार 


बजाज आ. मनोहर लाल बजाज है जो कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र में अमीत कुमार 
आ. मनोहर लाल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 
अतः अब से मुझे अमीत कुमार बजाज (Ameet Kumar Bajaj) आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज ( Shri Manohar Lal Bajaj) 


के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अमीत कुमार अमीत कुमार बजाज 
(Ameet Kumar) (Ameet Kumar Bajaj) 
पिता-श्री मनोहर लाल पिता-श्री मनोहर लाल बजाज 
(S/o- Shri Manohar Lal) (S/o-Shri Manohar Lal Bajaj) 
निवासी-म. नं. आई-15, निवासी-म. नं. आई-15, 
ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


568 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार बजाज आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज, निवासी-म. नं. आई-15, ग्रीन 
आर्चिड कॉलोनी, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा मेरा वास्तविक नाम राजेश कुमार बजाज 
जो कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम मनोहर लाल बजाज है किन्तु मेरे भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र में मेरा 
नाम राजेश कुमार आ. मनोहर लाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राजेश कुमार बजाज (Rajesh Kumar Bajaj) आत्मज श्री मनोहर लाल बजाज ( Shri Manohar Lal Bajaj) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राजेश कुमार राजेश कुमार बजाज 
(Rajesh Kumar) (Rajesh Kumar Bajaj) 
पिता-श्री मनोहर लाल पिता-श्री मनोहर लाल बजाज 
(S/o- Shri Manohar Lal) (S/o-Shri Manohar Lal Bajaj) 
निवासी-म. नं. आई-15, निवासी-म. नं. आई-15, 
ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, ग्रीन आर्चिड कॉलोनी, 
दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वाणी आत्मजा श्री पोषण लाल साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 17, आमापेण्ड्री, 
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरी माता व पिता का वास्तविक नाम बिमला साहू, पोषण लाल साहू है जो कि उन दोनों के 
आधार कार्ड, पैनकार्ड व मेरी कक्षा बारहवीं, स्नातक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा मेरे दाखिल पंजी में दर्ज है,किन्तु मेरे प्राथमिक शाला व दसवीं 
के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पोषणलाल, पोषण लाल, विमला, बिमला बाई दर्ज है. तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम वाणी साहू दर्ज है, 
जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे वाणी (Vani) आत्मजा श्री पोषण लाल साहू (Shri Poshan Lal Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
वाणी साहू वाणी 
(Vani Sahu) (Vani) 


पिता-श्री पोषणलाल 
(D/o-Shri Poshanlal) 
पोषण लाल 
(Poshan Lal) 
माता-विमला, बिमला बाई 
निवासी-वार्ड नं.-17, आमापेण्ड्री, 
तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-श्री पोषण लाल साहू 
(D/o-Shri Poshan Lal Sahu) 
माता-श्रीमती बिमला साहू 
निवासी-वार्ड नं.-17, आमापेण्डरी, 
तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 569 
विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2022 
प्रकरण क्रमांक/202210111000347/ब-113 (1) वर्ष 2022-23 


क्रमांक/226/अ.वि.अ./पं.सा.न्या./2022.--आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री छोटेलाल साहू पिता लखन लाल 
साहू, मुख्यन्यासी, नर्मदेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट, निवासी-शाश्वत नगर, बोरियाखुर्द, रायपुर (छ. ग.) द्वारा “नर्मदेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट” पता- 
शाश्वत नगर, बोरियाखुर्द, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में 
दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और सम्पत्ति का विवरण) 


1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “नर्मदेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट” 
पता-शाश्वत नगर, बोरियाखुर्द, रायपुर (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति स्‍- निरंक 
3. अचल संपत्ति - निरंक 

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 18-11-2022 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आशक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 

यह ईश्तहार आज दिनांक 20-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 

देवेन्द्र पटेल 


पंजीयक, एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.). 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


